रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


RU 


NADU 


MER 


स 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग – खण्ड 1 
PART I — Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , जून 19 , 2018 / ज्येष्ठ 29 , 1940 
NEW DELHI, TUESDAY , JUNE 19 , 2018 / JYAISTHA 29, 1940 


सं . 214] 
No. 214 ] 


उपभोक्ता मामले , खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

( उपभोक्ता मामले विभाग) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 15 जून , 2018 
सं . जे -1/ 4/ 2017- सी . पी . यू. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल ) संख्या 279/ 2017 (कुदरत संधू बनाम 
भारत संघ एवं अन्य ) के मामले में दिनांक 11. 05. 2018 को दिए गए आदेशों के अनुसरण में और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 
28. 05. 2018 के पत्राचार संख्या 9/19/ 2018-ई . ओ ( एस . एम . II), द्वारा संसूचित मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के पश्चातवर्ती अनुमोदन 
से , राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ( एन . सी . डी . आर . सी .) के अध्यक्ष के रूप में न्यायविद् श्री डी . के . जैन के कार्यकाल को 30 जून , 
2018 तक बढ़ाया जाता है । 

अमित मेहता , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION 

(Department of Consumer Affairs ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 15th June, 2018 
No. J - 1/4 /2017 -CPU . — In pursuance of the orders of the Hon ble Supreme Court dated 11.05. 2018 in Writ 
Petition ( Civil ) No. 279/ 2017 ( Kudrat Sandhu Vs. Union of India & others ) and subsequent approval of the 
Appointments Committee of the Cabinet, conveyed by Department of Personnel and Training vide communication 
No. 9 / 19 /2018 – EO (SM - II) dated 28 .5 .2018 , the tenure of Justice D . K . Jain as President, , National Consumer Disputes 
Redressal Commission (NCDRC ) is extended up to 30th June, 2018 . 

AMIT MEHTA , Jt. Secy. 


3402 GI/ 2018 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi-110054. 

Digitally signed 
by ALOK KUMAR 

Date: 2018. 06. 20 
NUIVIAT 17: 39:52 + 05 30 


ALOK 


